निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 480 ) 


7 भाद्र 1933 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 29 अगस्त 2011 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

26 अगस्त 2011 
सं0 भा०व०से०( स्था०) - 13 / 11 / 2473 / प०व० — भारतीय वन सेवा बिहार संवर्ग के उपवन संरक्षक एवं 
कनीय प्रशासनिक वेतनमान में प्रोन्नत निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से उपवन 
संरक्षक के प्रवर कोटि वेतनमान ( 37, 400 - 67,000, ग्रेड पे - 8700 ) में प्रोन्नति दी जाती है: 


आवंटन वर्ष 


प्रोन्नति की तिथि 
01 जनवरी 2008 


पदाधिकारी का नाम 
1. श्री रविशंकर कुमार, 

भा०व०से० 
2. श्री ललन प्रसाद सिंह , 

भा०व०से० 
3. श्री संजय कुमार सिन्हा , 

भा०व०से० 


01 जनवरी 2009 


20 जुलाई 2009 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 480 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


